264 


HARYANA GOVT . GAZ .. APRIL 19. 2005 ( CHTR. 29. 1927 SAKA) 


[ PARTI 


न्याय प्रशासन विभाग 


दिनांक 12 अप्रैल, 2005 


संख्या 4/ 6/ 2004-1 जेजे0 1( बी ).-- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) की धारा 2 के खण्ड ( 7) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में वर्णित अधिकारियों को , उक्त 
संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 4 तथा आदेश XXXIII के नियम 6 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के सिवाय उक्त संहिता द्वारा 
अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित सभी कृत्यों का पालन करने हेतु सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिये सरकारी प्लीडरों के रूप में , उनके अपने- अपने 
तैनाती स्थानों पर ऐसे रूप में अपना कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं , अर्थात् 

अनुसूची 


- 


क्रम संख्या 


तैनाती का वर्तमान स्थान 


-- 


1 


2 


3 


सर्वश्री/ श्रीमती ----- 


1 . 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, झज्जर । 


देवेन्द्र कुमार कुण्डू 
मुन्शी राम 


2 . 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार 
विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ । 


पुनर्वास 


- 


3 . 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालयनिदेशक, लोक सम्पर्क विभाग , हरियाणा, चण्डीगढ़ । 


सुरेन्द्र सिंह खटकर 
कुलदीप सिंह 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, 
चण्डीगढ़ । 


विरेन्द्र सिंह मलिक 


6 . 


संजय सुहाग 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा, पंचकूला। 
सहायक जिला न्यारावादी, कार्यालय आयुक्त, उच्चतर शिक्षा विभाग , हरियाणा, 
चण्डीगढ़ 


7 . 


निर्मल सिंह 


- 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय अध्यक्ष, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हरियाणा , 
पंचकूला! 


8 . 


धीरेन्द्र हुड्डा 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ । 
सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, भिवानी । 


9 . 


जगसीर सिंह 


10 . 


आशुतोष 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, फरीदाबाद । 


रेनू राणा 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय महेन्द्रगढ़ कोर्ट , नारनौल 
सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, कैथल ! 


12. 


प्रदीप सिंह 


13. 


चरन सिंह 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक , हरियाणा, पंचकूला । 


. 


योगिन्द्र सिंह 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, जीन्द । 


15 . 


कमल सिंह 


16 . 


दिनेश कुमार 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, चण्डीगढ़ 
सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय प्रशासक , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण , 
फरीदाबाद । 


17 . 


नवनीत सिंह 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, कुरुक्षेत्र 


18. 


हरिन्द्र नेवट 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, पानीपत 


19 . 


रविन्द्र मलिक 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालयनिदेशक , कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकूला 


20 . 


जगमिन्द्र सिंह 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, फतेहाबाद । 


. 


PARTI 


HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 19 , 2005 (CHTR . 29. 1927 SAKA) 


265 


-- 


2 


3 


सर्वश्री/ श्रीमती... 


21 . 


समिष्ठा 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन 
बोर्ड, पंचकूला। 


22. 


अखिल 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, कैथल । 


23 . 


अरुण कुमार 


सहायक जिला न्यायवादी, टोहाना कोर्टस, ( फतेहाबाद) । 


24 . 


श्री भगवान 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी, शहरी सम्पदा, फरीदाबाद । 


25 . 


सुरेन्द्र कुमार 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, रोहतक ! 


26 . 


चन्द्र मोहन 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय जिला न्यायवादी , कुरुक्षेत्र । 


27 . 


अन्जु कटारिया 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय निदेशक , नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग , 
हरियाणा, चण्डीगढ़ । 


28 . 


विनोद कुमार 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग , 
हरियाणा, चण्डीगढ़ 


29 . 


मीरा देवी 


सहायक जिला न्यायदादी, कार्यालय जिला न्यायवादी, फतेहाबाद । 


30 . 


ममता 


सहायक जिला न्याययादी, कर्यालय आयुक्त, फरीदाबाद । 


31 . 


गोतम नरियाला 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद । 


-- 


32. 


महेश कुमार अहलावत 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय पुलिस अधीक्षक , फरीदाबाद । 


33. 


मोहिन्द्र पाल 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय आदेशक, इण्डियन रिजर्व बटालियन , भोण्डसी, 
गुड़गांव । 


34 


सुरजीत सिंह 


- 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय निदेशक , सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा, 
चण्डीगढ़ ! 


35 . 


लोकेश कुमार 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय निदेशक , अभियोजन हरियाणा, पंचकूला । 


. 


35 . 


अमित कुमार 


सहायक जिला न्यायवादी, कार्यालय निदेशक , खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा, 
चण्डीगढ़ । 


धर्मवीर. 


.. 


वित्तायुस्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

न्याय प्रशासन विभाग 


ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT 


The 12th April, 2005 


No. 4 /6 /2004-1JJ - 1( B ) 

.In exercise of the powers conferred hy clause ( 7 ) of Section 2 of the Code of 
Civil Procedure , 1908 , (5 of 1908 ), the Governor of Haryana hereby appoints the following officers mentioned in 
column 2 of the Schedule given below , to be Government Pleaders for the whole of the State of Haryana to perform 
all the functions expressly imposed by ihe said Code excepts the functions specified in Rute 4 of Order XXVII 


266 


HARYANA GOVT. GAZ , APRIL 19 , 2005 (CHTR . 29, 1927 SAKA ) 


PARTI 


and rule o of Order XXXIII of the First Schedule to the said Code , from the date they joined their duties as such at their 
respective places of postinys, namely :--- 


Schedule 


Serial No. 


Name 


Present Place of Posting 


2 


3 


WALIMU 


Sarvshri/ Shrimati .... 


1 . 


Devinder Kuntar Kundu 


Assistant District Attorney , 0/0 District Attorney , Jhajjar 


2 . 


Munshi Ram 


3 . 


Surender Singh Khatkar 


Assistant DistrictAttorney .Olo Joint Secretary to Government 
Haryana , Rehabilitation , Department, Chandigarh 
Assistant District Aitorney , Olo Director Public Relations 
Haryana, Chandigarh 
Assistant District Attorney . 0/0 Director Primary Education 
Haryana, Chandigarh 
Assistant District Attorney , Olo Chief Wild Life Warden , 
Haryana , Panchkula 


Kuldeep Singh 


5 . 


Virender Singh Malik 


6 . 


Sanjay Suhag 


Assistant District Attorney , Olo Commissioner Higher 
Education , Haryana, Chandigarh 


7 . 


Nirmal Singh 


8 . 


Dhirender Hooda 


9 . 


Jagseer Singh 


10 . 


Ashutosh 


11 


Renu Rana 


12 . 


Pardeep Singh 


Assistant District Attorney , Olo Chairman , Pollution Control 
Beard , Haryana, Panchkula 
Assistant District Attorney , Olo Labour Commissioner , 
Haryana , Chandigarh 
Assistant District Attorney, Olo District Attorney , Bhiwani 
Assistant District Attorney, Olo District Attorney, Faridabad 
Assistant District Attorney , Mohindergarh Courts ,Narnaul 
Assistant District Attorney , Olo District Attorney , Kaithal 
Assistant District Attorney , Olo Principal Chief Conservator 
of Forests , Haryana , Panchkula 
Assistant District Attorney , Olo District Attorney , Jind 
Assistant District Attorney , Olo Registrar, Co -operative 
Societies, Haryana, Chandigarh 
Assistant District Attorney , Olo Administrator, HUDA , 
Faridabad 


13 . 


Charan Singh 


14 . 


Yoginder Singh 


15. 


Kamai Singh 


16 . 


Dinesh Kumar 


Navneet Singh 


18 . 


Harinder Navet 


Assistant District Attorney, Olo District Attorney , Kurukshetra 
Assistant District Attorney, 0/0 District Attorney , Panipat 
Assistant District Attorney , Olo Director, Agriculture ,Haryana , 
Panchkula 


19 . 


Ravinder Malik 


20. Jagminder Singh 


21 . 


Sarnistha 


22 . 


Akhil 


Assistant District Attorney, Olo District Attorney , Fatehabad 
Assistant District Attorney, O /o Chief Adininistrator, Haryana 
State Agriculture Marketing Board , Panchkula 
Assistant District Attorney , Olo District Attorney ,Kaithal 
Assistant District Attorney , Tohana Courts , (Fatehabad ) 
Assistant District Attorney , Oio Land Acquisition Officer , 
Urban Estate , Faridabad 


23 . 


Arun Kumar 
Siri Bhagwan 


24 . 


PARTI] 


HARYANA GOVT. GAZ., APRIL 19 , 2005 (CHTR . 29 , 1927 SAKA ) 


267 


1 


2 


3 


Sarvshri/Shrimati 


25. 


Surender Kurnar 


26. 


Chander Mohan 


27. 


Anju Kataria 


28 . 


Vinod Kumar 


Assistant District Attorney , O / o District Attorney, Rohtak 
Assistant Disirict Attorney . / District Attorney , Kurukshetra 
Assistant District Attorney , 0/0 Director, Town and Country 
Planning , Ifaryana, Chandigarh 
Assistant District Attorney , Olo Director, Women and Child 
Development, Haryana , Chandigarh 
Assistant District Attorney , Ol District Attorney , Fatehabad 
Assistant District Attorney , Olo Deputy Commissioner , 
Faridabad 


29 . 


Meera- Devi 


30. 


Mamta 


31 . 


Gautari Nariala 


Assistant District Attorney , Olo Commissioner, Municipal 
Corporation , Faridabad 


32 . 


Mahesh Kumar Ahlawat 


Assistant District Attorney , Olo Superintendent of Police , 
Faridabad 


33 . 


Mohinder Pal 


34 . 


Surjeet Singh 


Assistant District Attorney , Olo Commandant Indian Reserve 
Battalian , Bhondsi , Gurgaon 
Assistant District Attorney . Olo Director, Secondary 
Education Haryana, Chandigarh 
Assistant District Aitorney, Olo Director of Prosecution , 
Haryana , Panchkula 


35 . 


Lokesh Kumar 


36 . 


Amit Kumar 


Assistant District Attorney , Ojo Director, Food and Supplies, 
Haryana 


DHARAMVIR, 
Financial Coinmissioner and Principal Secretary to 
Government Haryana , Administration of Justice Department. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 8 अप्रैल, 2005 


क्रमांक 2777 / 234/1 -एल o.-~- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजन 
के बारे गांव : ईस्लामगढ़, अच्छेड़ व पहाड़ीपुर, तहसील झज्जर व बेरी, जिला झज्जर में बुर्जी 13826 से 18900 तक अच्छेज लिंक - ड्रेन की 
आगे बढ़ाने व बुर्जी 0 से 13826 तक क्षमता बढ़ाने के लिये जरूरत है । 


- 


भूमि अधिग्रहण धारा-4 पहले ही हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग के पत्र क्रमांक 1873/ 234/ 1 -L , दिनांक 15 मार्च, 2005 को जारी 
हो चुका है । यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण कानून 1894 की धारा 6 के प्रावधान के तहत जिससे भी सम्बन्धित हो , सभी की जानकारी के लिये 
जारी की जाती है । 


- 


हरियाणा के राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हैं कि जिस उद्देश्य के लिये इस जमीन की जरूरत है अति महत्वपूर्ण है कि जिस की 
धारा 17 के सब सैक्शन 2 की ( सी) क्लाज लागू की जाये और राज्यपाल का यह विचार है कि सैक्शन दो ( 2) की धारा लागू की जाती है और 
यह आदेश दिये जाते हैं कि सैक्शन 17 के तहत, सैक्शन 6 में सैक्शन 5- ए को लागू न किया जाये । 

भूमि का नक्शा, प्लान , जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, झज्जर तथा कार्यकारी अभियन्ता, झज्जर जल सेवायें 
मण्डल , झज्जर के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


268 


HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 19 , 2005 (CHTR . 29, 1927 SAKA ) 


PART ! 


विदिदर्शन विशिष्टियां 


--- 

---- 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम 


हदरस्त नं ० 


दिशा/ रेक्टंगल नं ० /किला नं ० 


क्षेत्रफल 
एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 


6 


कुल 18900 फुट लम्बाई में माप वाली तथा चौड़ाई में 
परिवर्तनीय निम्नलिखित पूर्ण भाग किला मं ० से गुजरती 
हुई भूमि की एक पट्टी जैसा कि इन्डैक्स प्लान पर दर्शाया 
गया है । 


झज्जर 


झज्जर 


ईस्लामगढ़ 


1.0 


7.8, 9 , 10, 11 


12, 13, 14, 15, 19 , 20 , 18 
16, 17, 21,22 , 23, 24 


15 


. 


20 


24.25 


21 


13, 14, 15 , 18, 19 , 20 , 21 , 17 


22 


4. 5 , 8 , 9, 10, 11,7 


23 


1.2 


34 


2,3. 4. 10,9 


35 


6,7 


गैर मुमकिन 202, 243/3, 220, 219, 630. 631 , 

534633 


झज्जर 


देरी 


अच्छेन 


110 


0.69 एकड़ 


21 


1,2,3., 4.5 


22 


1 , 10, 11, 20.21 


29 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


39 


1,10,9,8,7,6 


40 


10,9,8,7.6 


10, 9,8 
गैर मुमकिन 306 , 167 , 166 

6,7,8,9,10, 15 , 16 , 25 
10,11,20, 21 


झज्जर 


बेरी 


पहाड़ीपुर 


137 


2.369 एकड़ 


. 


. 


24 


1 , 10, 11 , 20 , 21 


36 


7 , 10, 11 , 20 , 21 


38 


-- 


39 


5,6,7.14.18.22.23 


51 


4.5 


52 


yoon 


गैर मुमकिन 356. 362 , 354, 427. 364 , 348, 353 


कुल रकबा : 4.059 एकड़ 


आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा ! 

पी ० एल ० मित्तल, 


अधीक्षक अभियन्ता , 


यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


PART 1] 


HARYANA GOVT . GAZ , APRIL 19 , 2005 (CHTR . 29 , 1927 SAKA ) 


269 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 8th April, 2005 


. 


No. 2777 /234 /1 -L .--Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by 
theGovernment of Haryana at the public expen : es, namely , for land to be acquired for extension of Achhej Link Drain 
from RD 13826 to 18900 and remodelling from RD 0 to 13826 in Village Islamgarh , Achhej and Paharipur, Tehsil 
Jhajjar and Beri, District Jhajjar for which a notification has been issued under Section -4 vide Haryana Government No. 
1873/234 / 1 - L , dated 15th March , 2005 . 


It is hereby declared for the specification below for the above purpose. The declaration is made under the 
provision of Section -6 of the Land Acquisition Act , 1894 for information of all to whom it may concern . 


Further,whereas, the Governor of Hary ina is satisfied that the land required for the said work is of very urgent 
importance within themean time of clause ( C ) o Sub -section ( 2) of Section 17 of the said Act and whereas the Governor 
of Haryana is of the opinion that the provision of the Sub -section (2 ) of the said Section are thus applicable. It is hereby 
directed under Section -6 of the said Section 17 of the said Act that provision of Section 5 - A of the said Act shall not 
apply in regard to this acquisition . 

The plan of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer- cum -Land Acquisition 
Collector, Jhajjar and the office of Executive Engineer, Jhajjar Water Services Division , Jhajjar. 


Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
No. 


Direction/Rectangle No./Killa No. 


Area in 
Acres 


2 


3 


4 


5 


6 


A strip of land measuring 18900 in length and 
varying in width passing through full part Killa 
No. as below : 


Jhajjar Jhajjar 


Islamgarh 


117 


1.00 


13 


7 , 8 , 9 , 10 , 11 


14. 12 , 13 , 14 , 15 , 19 , 20 , 18 


15 


16 , 17 , 21,22 , 23, 24 


20 


24 , 25 


21 


13 , 14 , 15 , 18 , 19 , 20 , 21 , 17 


22 


4,5 , 8 , 9 , 10 , 11,7 


23 


1 , 2 


.: 34 


2,3.4 , 10,9 


** 35 


6,7 


G.M. 202 , 243/3 , 220 , 219, 630 , 631, 634 , 

.633 


Jhajjar 


Beri 


Achhej 


119 


0.69 


1 , 2 , 3 , 4 , 5 


22 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


29 


1, 10 , 11, 20 , 21 


39 3.1 , 10 , 9 , 8 , 7,6 


40 


10 : 9 , 8 , 7,6 


10 , 9,8 


G. M. 306 , 167 , 166 


1 


270 


HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 19 , 2005 (CHTR. 29 , 1927 SAKA) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Jhajjar 


Beri 


Paharipur 


137 


2.369 Acres 


176,7,8,9, 10, 15 , 16,25 


18 


10, 11, 20, 21 


24 


1 , 10, 11,20,21 


36 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


38 


1 


395,6,7, 14, 18, 22 , 23 


51 


4,5 


52. 1 


G.M. 


356,362 , 354, 427,364,348,353 


Total : 4.059 Acres 


And laying in the direction from East to 
West and South to North as shown on 
Index Plan. 


By Order of the Governor of Haryana . 


P.L. MITTAL, 


Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle , Rohtak . 


सिंचाई विभाग 


। 


. 


: 


दिनांक 8 अप्रैल, 2005 
क्रमांक 2785/ 251/ 1- एल ०.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर , सार्वजनिक प्रयोजन 
के बारे गांव : ईस्लामगढ़, फोर्टपुरा , तामसपुरा , ग्वालिसन , मोहम्मदपुर माजरा व खातीवास, तहसील झज्जर व बेरी, जिला झज्जर में मोहम्मदपुर 
माजरा लिंक ड्रेन बुर्जी 0 से 18900 तक बनाने के लिये जरूरत है । 

भूमि अधिग्रहण धारा -4 पहले ही हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग के पत्र क्रमांक 1865/ 269/ 1 - L, दिनांक 15 मार्च, 2005 को जारी 
हो चुका है । यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण कानून , 1894 की धारा 6 के प्रावधान के तहत जिससे भी सम्बन्धित हो , सभी की जानकारी के लिये 
जारी की जाती है । 

हरियाणा के राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हैं कि जिस उद्देश्य के लिये इस जमीन की जरूरत है अति महत्वपूर्ण है कि जिस की 
धारा 17 के सब सैक्शन 2 की ( सी) क्लाज लागू की जाये और राज्यपाल का यह विचार है कि सैक्शन दो (2) की धारा लागू की जाती है और 
यह आदेश दिये जाते हैं कि सैक्शन 17 के तहत सैक्शन 6 में सैक्शन 5- ए को लागू न किया जाये । 

भूमि का नक्शा, प्लान , जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, झज्जर तथा कार्यकारी अभियन्ता, झज्जर जल सेवायें 
मण्डल , झज्जर के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विदिदर्शन विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम 


हदबस्त नं ० 


दिशा/ रेक्टेंगल नं ० /किला नं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


कुल 18900 फुट लम्बाई में माप वाली तथा चौड़ाई में 
परिवर्तनीय निम्नलिखित पूर्ण भाग किला नं ० से गुजरती 
हुई भूमि की एक पट्टी जैसा कि इन्डैक्स प्लान पर दर्शाया 
गया है । 


